रजिस्ट्री सं. डी . एल. -33004/99 


REGD . No DL- 33004/ 99 


I 


: 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग I - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i ) 
PART II - - Section 3 – Sub -section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 595 ] 
No. 595 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 23 , 2000 / अग्रहायण 2 , 1922 
NEW DELHI, THURSDAY , NOVEMBER 23 , 2000 /AGRAHAYANA 2 , 1922 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2000 
सं. 69 / 2000 -- सीमा शुल्क ( गै. टै. ) 

सा . का. नि . 891( अ ). - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 
( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग 
की दिनांक 9 मई, 2000 की अधिसूचना सं . 31 /2000 - सी . शु . ( गै. 
टै. ) में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : -- 

उक्त अधिसूचना में , दो स्थानों पर जहां कहीं " कर अपवंचन 
रोधी महानिदेशालय " शब्द आते हैं , उनके स्थान पर " केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क आसूचना महानिदेशालय " शब्द रखे जाएं । 

[ फा . सं . 437 / 24 / 98 - सी. शु. IV ] 

राजेन्द्र सिंह , अवर सचिव 
टिप्पणी : - मूल अधिसूचना सं. 31 / 2000 - सी . शु . ( गै. टै . ) 

दिनांक 9 मई, 2000 को भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग- II , खंड 3, उप - खंड ( i ) दिनांक 9 मई, 2000 
में सा . का . नि. 416 ( अ ) , दिनांक 9 मई , 2000 के 
तहत प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 23rd November, 2000 

No. 69/ 2000 - CUSTOMS ( N. T. ) 

G. S. R. 891 ( E ). ---In exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 1 ) of Section 4 of the Customs Act, 
1962 (52 of 1962), the Central Government hereby makes 
following amendments in the notification of the Govern 
ment of India in the Ministry of Finance , Department of 
Revenue, No. 31 /2000 - CUS . (N . T. ), dated the 9th May, 
2000 , namely : 

In the said notification , for the words “ Directorate 
General of Anti -Evasion ” at the two places where they 
occur , the words “ Directorate General of Central Excise 
Intelligence” shall be substituted . 

[ F. No . 437/ 24/ 98- CUS. IV] 

___ RAJENDRA SINGH, Under Secy. 
Note : -- The Principal notification No. 31/ 2000 - Cus. 

(N . T.), dated the 9th May, 2000 , was published in 
the Gazette of India , Extraordinary, Part - II , 
Section 3, sub- section (i), dated the 9th May , 2000 , 
vide G . S . R. 416 ( E ), dated the 9th May, 2000 


3212. GI/ 2000 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 


